रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 20 , 2018 / फाल्गुन 29 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20 , 2018/ PHALGUNA 29, 1939 


सं. 1120] 
No. 1120 ] 


रेल मंत्रालय 


(रेलवे बोर्ड ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 19 मार्च, 2018 


का . आ . 1247 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 20क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप - खंड (ii) , 
तारीख 20 अप्रैल, 2017 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 1223 ( अ), तारीख 
20 अप्रैल, 2017 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिश्ट भूमि को , राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में विशेष रेल 
परियोजना, अर्थात् , वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन , अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने 
आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा ( 4 ) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों , 
अर्थात् राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर तारीख 18 मई, 2017 में प्रकाशित किया गया था ; 

और दो आक्षेप प्राप्त हुए थे और उन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया तथा दोनो आक्षेपों का नियमानुसार निस्तारण 
किया गया; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
सौप दी है; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के 
लिए अर्जित की जाएगी ; 

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय 
सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


1629 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 
राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् , वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली 
भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण 
जिले का नाम : सिरोही 
तहसील का नाम : आबूरोड 


भूमि धारक का नाम 


क्रम | ग्राम का 
संख्या नाम 


क्षेत्रफल 
हैक्टयर 


सर्वेक्षण - भूमि का । भूमि की 
| संख्या / ब्लॉक प्रकार प्रकृति 

संख्या 
( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
459 

निजी 


( 1 ) 


( 2 ) 
वासड़ा 


कृषि 


460 


निजी 


कृषि 


( 2 ) 


मोरथला 


गै.मु.गोचर । 


5 
4 / 1 


सरकारी 
निजी 


कृषि 


4 / 4 


निजी 


कृषि 


( 3 ) 


किवरली 


गै. मु. नाडी । 


1078 
1081 


सरकारी 
निजी 


कृषि 


( 6 ) 
0 . 1012 जोमला गोदीपुत्र पुरी बेवा धर्मा 1 / 2, लाला, 

अमरा, रमेश पि . जगला, मु . धर्मी धर्मपत्नी 
जगला, कमला, कान्ता, शान्ता, जमना पुत्री 
जगला, अनाराम वल्द चेला, मु . पोखी बेवा 
चेला, मणी, जशोदा, गंगा, अमीया पुत्री चेला 
1 / 2 कौम मेगवाल सा . देह खातेदार 
रहन – जामला गोदीपुत्र पुरी बेवा धर्मा 1 / 2 

हिस्सा इलाहाबाद बैंक, शाखा आबूरोड़ 
0 . 0929 किशनसिंह पुत्र मूलसिंह, मु . केसाबा धर्मपत्नी 

मूलसिंह कौम ठाकर सा. देह खातेदार 
0.0253 ग्राम पंचायत मोरथला 
0.2023 रघुवीरसिंह पुत्र उमरावसिंह कौम गुर्जर साकिन 

देह खातेदार 
0 .0506 

देवेनद्रसिंह पुत्र उमरावसिंह, मु. मुन्नीबाई बेवा 

उमरावसिंह कौम गुर्जर साकिन देह खातेदार 
0 . 0759 राजस्थान सरकार 
0 .0632 हेमाराम , भोपालराम पि . ओटाजी , लीला, भूरी, 

सज्जन पुत्रीयाँ ओटाराम, मु . लक्ष्मीदेवी पत्नि 
ओटाराम 1 / 30 , केसाराम , खीमाशंकर , 
भूराराम , भंवरलाल पि . पूनमाजी, मु . पवनी देवी 
पत्नि पूनमाजी 1 / 30 , शंकर पि . लखमा 
1 / 30, ज्वारा पि . लखमा 1 / 30, पन्नालाल , 
बादुराम पि . नवा बसन्ती राजु, इन्द्रा पुत्रीयाँ 
नवा 1 / 120 , हंसा वल्द भीमा हि 1 / 6, 
पार्वती पत्नि हेमाराम 1 / 120 , पवनी पत्नि 
पुनमा 1 / 120, लसीदेवी पत्नि शंकर 1 / 120, 
शंकर वल्द धूडा 1 / 3, कालूराम , रमेश पि . 
ज्वारिंग , मु . लक्ष्मी बेवा ज्वारिंग , किकी, छगनी 
पुत्रीया ज्वारिंग , नारायण वल्द भूबा, प्रेमाराम , 
मोहनलाल , मोतीलाल पि. अजा, नर्मदा, बेबी 
पुत्रीया अजा, मु. शान्ति बेवा अजा, प्रियान्शु पुत्र 
सोमाराम, अजली पुत्री सोमाराम , बेलादेवी पत्नि 
सोमाराम , प्रियान्शु, अंजली नाबा की वली माता 
बेलादेवी पत्नि सोमाराम, हि 1 / 3 कौम 
पुरोहित साकिन देह खातेदार । 
रहन - हंसा वल्द भीमा का हिस्सा 1 / 6 
मारवाड ग्रामीण बैंक शाखा किवरली में राशि 

70000 / 
[ फा . सं. 2013 / एलएमएल / II / 12 / 8 / डब्ल्यू सी / 924 ] 

अचल जैन , कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं - 1 ) 


[ 471 II - UUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th March , 2018 
S .O . 1247( E ). — Whereas , by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway 
Board ), number S . O . 1223( E ), dated the 20th April, 2017 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub - section (ii), dated the 20th April, 2017 and issued under sub -section (1 ) of section 20A of the Railways 
Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire 
the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution , maintenance , 
management and operation of the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district 
Sirohi, in the State of Rajasthan ; 

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, 
“ Rajasthan Patrika” , and “ Dainik Bhaskar” dated the 18th May , 2017 under sub -section (4 ) of section 20A of the said 


Act; 


And whereas , two objections have been received and the same have been considered and all objections are 
resolved as per rule by the Competent Authority ; 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government. 


Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of section 20E of the said Act , the Central Government hereby declares that the land specified in the 
schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose . 

And further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the schedule annexed hereto 
shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, for the Special Railway Project, namely , Western 

Dedicated Freight Corridor in the district Sirohi, in the State of Rajasthan 
Name of the District: Sirohi 
Name of the Tehsil: Aburoad 


Serial 
Number 


Name of 
Village 


Type of 
Land 


Nature of 

Land 


Name of the Land Owner/ 

Interested Persons 


Hectares 


Survey | 
Number / 

Block 
Number 

( 3 ) 
459 


( 1 ) 


L 


( 2 ) 
Vasda 


( 4 ) 
Private 


(5 ) 
Agriculture 


(6 ) 
0 . 1012 


Jomla adopted s/o Puri widow of Dharma 
1/2 , Lala , Amra , Ramesh s/o Jagla, Dharmi 
widow of Jagla , Kamla , Kanta , Shanta , 
Jamna daughter of Jagala, Anaram s/o 
Chela , Pokhi widow of Chela , Mani, 
Jashoda, Ganga daughtrs of Chela caste 
Meghwal sakin deh khatedar . 
Mortgage - Jomla adopted s/o Puri widow of 
Dharma 1/2 , Allahabad Bank branch 
Aburoad . 
Kishan Singh s/o Mool Singh , Kesaba w /o 
Mool Singh caste Thakore sakin deh 
khatedar . 


460 


Private 


Agriculture 


0 .0929 


( 2 ) 


Morthala 


Government 


0 .0253 


Gair Mu. 

Gochar 
Agriculture 


4 / 1 


Private 


0 .2023 


Gram Panchyat Morthala . 
Raghuveer Singh s/o Umrao Singh caste 
Gurjar sakin deh khatedar. 
Devendra Singh s/o Umrao Singh, Munni 
Bai widow of Umrao Singh caste Gurjar 
sakin deh Khatedar. 


4 / 4 


Private 


Agriculture 


0 .0506 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( 3 ) 


Kivarli 


1078 


| Government 


0 .0759 


Rajasthan Sarkar. 


Gair Mu. I 

Naadi 
Agriculture 


1081 


Private 


0 .0632 


Hemaram , Bhopalram s/o Otaji , Leela , 
Bhuri, Sajjan daughters of Otaram , 
Laxmidevi wlo Otaram 1/ 30 , Kesaram , 
Kheemashankar, Bhuraram , Bhanwarlal s/o 
Poonmaji, Pavni Devi w /o Poonma Ji 1 /30 , 
Shankar s/o Lakhma 1 /30 , Jwara s /o 
Lakhma 1/30 , Pannalal , Baduram s/o Nava , 
Basanti, Raju , Indra daughters of Nava 
1/ 120 , Hansa s /o Bheema 1/6 , Parvati w / o 
Hemaram 1 /120 , Pavani w /o Poonma 1/ 120 , 
Lasidevi w / o Shankar 1 / 120 , Shankar s /o 
Dhuda 1 /3, Kaluram , Ramesh s/o Jwaring, 
Laxmi widow of Jwaring , Kiki, Chagani d /o 
Jwaring, Narayan s/ o Bhuba, Premaram , 
Mohanlal , Motilal s/o Aja , Narmada , Baby 
d /o Aja , Shanti widow of Aja, Priyanshu s/o 
Somaram , Anjali d /o Somaram , Beladevi 
w / o Somaram , Priyanshu , Anjali guardian 
of minor s mother Beladevi w /o Somaram 
1/ 3 caste Purohit sakin deh khatedar. 


Mortgage - Hansa s/o Bheema 1/6 , Marwar 
Gramin bank branch Kivarli for Rs. 70000 / 


[F . No. 2013 /LML/II /12 /8 /WC/924 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land and Amenities - 1) 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 

ALOK 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2018 .03.26 
12 :05 :06 + 05 30 


KUMAR 


